निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 2 


23 पौष 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

13 जनवरी 2016 ( ई 0 ) 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-13 

विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

भाग-9_विज्ञापन 
गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 14-15 भाग -9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम, भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

16-17 


उच्च 


2 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 


6 जनवरी 2016 


सं ० 1 स्था०-96 / 12-44/ वि ० स० — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या -3 /एच०-01/2015 
सा०-17620, दिनांक 21.12.2015 ( संलग्न ) जो सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-17378, दिनांक 
16.12.2015 द्वारा वर्ष 2016 के द्वारा घोषित अवकाशों के संशोधन से संबंधित है, को सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या -2637 , दिनांक 26.12.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी , अवर सचिव । 


26 दिसम्बर 2015 


सं ० 1 स्था०-96/12-2637/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-17378 , दिनांक 16.12.2015 के आलोक में राज्य सरकार के असैनिक 
सचिवालय की भांति बिहार विधान - सभा सचिवालय में भी वर्ष 2016 के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू किया 
जाता है, साथ ही उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -1, 2 एवं 3 में उल्लिखित अवकाश को भी सभा सचिवालय में लागू 
किया जाता है । दिनांक 1 जनवरी , 2016 से कार्यालय अवधि 9.30 बजे पूर्वा० से 6.00 बजे अप ० तक होगा तथा भोजनावकाश 
1.00 बजे अप ० से 2.00 बजे अप ० तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


। 


16 नवम्बर 2015 


सं ० 2 स्था०-36/07-2339/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/ एम - 2- S - 1/ 99 , खंड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) 
विभाग , बिहार सरकार के ज्ञाप सं०-2/ वे ० दा०-50-17/95-1187 ( 22 ) , दिनांक 09.10.2015 के आलोक में श्री अवधेश तिवारी , 
सेवानिवृत्त उप - सचिव, बिहार विधान - सभा, पटना को उनकी सेवनिवृत्ति की तिथि 31.08.2015 तक उनके कोष में संग्रहित 300 
( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई 
भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


3 


21 दिसम्बर 2015 
सं ० 1 स्था०-170/15-2054/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या -1 स्था०-170/ 15-2552 , दिनांक 13. 
12.2015 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य , श्री मो ० इलियास हुसैन , 
स ०वि ० स० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2015-16 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , प्रभारी सचिव । 


29 दिसम्बर 2015 
सं ० 2 स्था०-170 /14-2662/वि ० स० — सभा सचिवालय के उप - सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह को वित्त ( वै० दा ०नि ० को ० ) 
विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- वै० दा ० नि ० को०-22 / वि ० वि ० स०-06/2011-1338 ( 22 ), पटना, दिनांक 24.11.15 एवं बिहार सेवा 
संहिता के नियम -234 के अनुसरण में दिनांक 16.06.2015 से 24.06.2015 तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


31 दिसम्बर 2015 
सं ० 2 स्था०-238/2015-2674/ वि ० स ०, पटना — बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या -3 ए०-7 - महा०-01/2005-1500 वि ० ( 2 ) दिनांक 24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 
12.04.2005 के अनुसरण में श्री ज्योति कुमार, मुख्य प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 
फलस्वरूप दिनांक 31.12.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


31 दिसम्बर 2015 
सं ० 02 स्था०-238/15-2676/ वि ० स ०, पटना । श्री ज्योति कुमार , मुख्य प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा के सेवानिवृत्त 
होने के पश्चात् मुख्य प्रतिवेदक के रिक्त पद पर श्री श्रीरमण सिंह , वरीय प्रतिवेदक को वेतन बैण्ड - पी ० बी०-3 , 15600-39100/ 
रू ०, ग्रेड वेतन -7600/ - रू ० में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार 

विद्यार्थी, अवर सचिव । 


वाणिज्य - कर विभाग 


अधिसूचना 

4 जनवरी 2016 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-01 / 2014-08 - वा ० कर - सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की 
धारा -19 के प्रावधानों के आलोक में वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय , बिहार , पटना के लिये श्री ब्रज 
किशोर पचेरीवाला, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


f k{kk foHkkx 


अधिसूचना 

5 जनवरी 2016 
सं० 2 / सी4-08 / 13-31 - सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 संख्या -14402 / 2006 , एल 0 पी 0 ए 0 संख्या 1620/2013 तथा 
एस0 एल 0 पी 0 संख्या -9744 / 2015 में माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियो को पारित न्यायादेश के आलोक में राजकीय 
संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित करने का 
निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 30 दिनांक 05.01.2016 द्वारा लिया गया है । 

संकल्प संख्या -30 दिनांक 05.01.2016 में निहित निदेश के आलोक में निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा ) से प्राप्त 
सूची में अंकित राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के निम्नांकित शिक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से बिहार 
शिक्षा सेवा वर्ग-2 में अधिसूचित करते हुए दिनांक 01.01.1977 से सरकार द्वारा समय - समय पर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 
के लिए निर्धारित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है 

जन्मतिथि / 

संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 
सं ० 

से 0 नि 0 की तिथि 


क्र ० 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री फुल कुमार झा 


01-01-77 


07.08.24 
31.08.82 


2 


श्री एकानन्द राजहंस 


01-01-77 


05.04.19 
30.04.77 


3 


श्री रामनरेश मिश्र 


19.01.32 


01-01-77 


31.01.90 


4 


श्री शोभाकान्त झा 


01-01-77 


01.07.20 
31.07.78 


5 


श्री रतीश झा 


01.11.26 


01-01-77 


30.11.84 


6 


श्री ताराकान्त झा 


02.05.19 


01-01-77 


31.05.77 


7 


श्री गोविन्द मणि त्रिपाठी 


01.03.25 


01-01-77 


31.03.83 


8 


श्री वैद्यनाथ द्विवेदी 


01-01-77 


01.03.23 
31.03.81 


9 


श्री कालिका प्रसाद तिवारी 


01-01-77 


13.12.21 
31.12.79 


10 


श्री राम लखण प्रसाद 


01-01-77 


06.06.26 
30.06.84 


11 


श्री लक्ष्मण त्रिपाठी 


01-01-77 


03.11.28 
30.11.86 


12 


श्री परशुराम उपाध्याय 


01-01-77 


04.05.25 
31.05.83 


13 


श्री लक्ष्मीकान्त पाठक 


01-01-77 


21.08.27 
31.08.85 


14 


श्री रामनगीना ओझा 


01-01-77 


20.05.20 
31.05.78 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


5 


नाम 


क्र ० 
सं 0 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


15 


श्री शिवनारायण चौधरी 


15.12.22 


01-01-77 


31.12.80 


16 


श्री लम्बोदर झा 


01-01-77 


21.09.21 
30.09.79 


17 


श्री उदयनारायण चौधरी 


01-01-77 


31.12.26 
31.12.84 


18 


श्री कमलापति मिश्र 


01-01-77 


03.02.27 
28.02.85 


19 


श्री वसंत नारायण सिन्हा 


01-01-77 


10.06.31 
30.06.89 


20 


श्री जागेश्वर प्रसाद 


01-01-77 


04.10.28 
31.10.86 


21 


श्री योगनाथ झा 


01-01-77 


15.01.24 
31.01.82 


22 


श्री विद्युशेखर पाण्डेय 


6.1.31 


01-01-77 


23 


श्री रामचन्द्र झा 


01-01-77 


24 


श्री शिलाकान्त झा 


01-01-77 


25 


श्रीधर त्रिपाठी 


01-01-77 


26 


श्री कुमुद नाथ मिश्र 


01-01-77 


27 


श्री अमरनाथ झा 


01-01-77 


28 


श्री राम बचन दुवे 


01-01-77 


31.1.89 
17.9.20 
30.9.78 
1.4.28 
30.4.86 

7.4.25 
31.4.83 
15.2.20 
28.2.78 
16.11.23 
31.1.81 
2.1.29 
31.1.87 

1.1.24 
31-12-81 

1.4.26 
31-12-83 

4.8.31 
31.8.89 

1.2.28 
31-12-85 
30.4.21 
30.4.79 

1.8.25 
31-12-82 


29 


श्री रामेश्वर नाथ पाठक 


01-01-77 


30 


श्री यमुनाधर मिश्र 


01-01-77 


31 


श्री चन्द्र किशोर झा 


01-01-77 


32 


श्री सुरेन्द्र नाथ पाठक 


01-01-77 


33 


श्री चन्द्रशेखर प्र ० सिंह 


01-01-77 


34 


श्री वासुदेव द्विवेदी 


01-01-77 


6 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


नाम 


संविलियन की तिथि 


क्र ० 
सं 0 


अभ्युक्ति 


35 


श्री नन्द किशोर झा 


01-01-77 


36 


श्री लखन लाल कुँवर 


01-01-77 


37 


श्री राजपति शुक्ल 


01-01-77 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

1.6.28 
31-05-86 
3.12.30 
31.12.88 

4.11.29 
30.11.87 

7.1.23 
31.1.81 
15.2.27 
28.2.85 
18.1.33 
31.1.91 
18.6.30 
30.6.88 


38 


श्री कान्त प्रतिहस्त 


01-01-77 


39 


श्री राजेन्द्र झा 


01-01-77 


40 


श्री ब्रम्हदेव पंडित 


01-01-77 


41 


श्री लक्ष्मण प्रसाद 


01-01-77 


42 


श्री कन्हैया प्र 0 सिंह 


10.02.36 


01-01-77 


43 


श्री राजेन्द्र प्र 0 दास 


28-02-94 

4.1.26 
31.1.84 


01-01-77 


44 


श्री परमानन्द शर्मा 


01-01-77 


45 


योगेन्द्र प्रसाद 


01-01-77 


46 


श्री अर्जुन प्र0 सिंह यादव 


01-01-77 


47 


श्री विश्वनाथ प्रसाद 


01-01-77 


7.1.29 
31.1.87 
31.1.31 
31.1.89 
4.7.31 
31.7.89 
5.8.26 
31.8.87 
1.11.28 
31-10-86 
15.12.29 
31-12-87 

8.12.28 
31.12.87 


48 


श्री चन्द्रदेव राय 


01-01-77 


49 


श्री सत्यनारायण प्रसाद 


01-01-77 


50 


श्री मदन मोहन शर्मा 


01-01-77 


51 


श्री जय नारायण दुवे 


01-01-77 


52 


श्री हरिलाल मिश्र 


01-01-77 


20.2.25 
28.2.83 
20.3.31 
31.3.89 
7.5.27 
31.5.85 


53 


श्री परमानन्द झा 


01-01-77 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


7 


नाम 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


क्र ० 
सं 0 


54 


श्री रामचन्द्र झा 


01-01-77 


55 


श्री कमलाकान्त ठाकुर 


01-01-77 


56 


श्री बच्चा झा 


01-01-77 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

17.12.30 
31.12.88 

4.11.35 
30.11.93 
1.11.31 
31-10-89 
14.10.24 
31.10.82 
11.5.28 
30.5.86 
15.5.26 
31.5.84 


57 


श्री दिवाकान्त झा 


01-01-77 


58 


श्री महावीर झा 


01-01-77 


59 


श्री युक्ति नाथ झा 


01-01-77 


60 


श्री हीरालाल मिश्र 


01-01-77 


61 


श्री दीपनारायण पाण्डेय 


01-01-77 


6.1.24 
31.1.82 
15.12.42 
31.12.2000 

4.1.37 
31.1.95 
11.7.26 
30.7.84 


62 


श्री हरिनारायण मिश्र 


01-01-77 


63 


श्री कृपानन्द मिश्र 


01-01-77 


64 


श्री पुरूषोत्तम प्र0 टंडन 


01-01-77 


20.1.34 
31.1.92 


65 


श्री राजेन्द्र प्रसाद झा 


01-01-77 


66 


श्री पारसनाथ शर्मा 


01-01-77 


67 


श्री यदुनन्दन यादव 


01-01-77 


68 


श्री बैंकटेश्वर शर्मा 


01-01-77 


20.133 
31.1.91 

4.6.31 
30.6.89 
2.3.36 
31.3.94 
10.4.26 
30.4.84 
1.11.28 
31-10-86 
12.8.24 
31.8.82 
3.7.31 
31.7.89 
2.4.33 
30.4.91 


69 


श्री बासुदेव झा 


01-01-77 


70 


श्री ब्रजमोहन झा 


01-01-77 


71 


श्री देवकान्त मिश्र 


01-01-77 


72 


श्री सुरेश चन्द्र झा 


1.4.78 


8 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


नाम 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


क्र ० 
सं 0 


73 


श्री बाबू नन्दन शुक्ल 


1.4.78 


74 


श्री देव नारायण झा 


1.4.78 


75 


श्री भागवत ठाकुर 


1.4.78 


76 


श्री उमाकान्त मिश्र 


1.4.78 


77 


श्री कपिलदेव दुवे 


1.4.78 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

11.10.26 
30.10.84 
15.12.35 
31.12.93 

1.1.34 
30.9.92 
13.9.27 
30.9.85 
1.10.35 
31.10.93 
5.6.20 
30.6.78 
1.8.27 
31.7.85 
3.1.25 
31.1.83 
10.12.34 
31.12.92 

2.7.38 
31.7.96 
17.1.34 
31.1.92 


78 


श्री अम्बिका प्रसाद गिरि 


1.4.78 


79 


श्री विन्देश्वरी प्र 0 साहु 


1.4.78 


80 


श्री भारतेन्दुनाथ ठाकुर 


1.4.78 


81 


श्री आद्यानाथ झा 


1.4.78 


82 


श्री विश्वनाथ प्र ० देव 


1.4.78 


83 


श्री नित्यानन्द पाण्डेय 


1.4.78 


84 


श्री अच्युतानन्द झा 


1.4.78 


2.2.31 
28.2.89 


85 


श्री दीनाम्बर झा 


1.4.78 


86 


श्री मुक्तिनाथ झा 


1.4.78 


87 


श्री जगदीश पाठक 


1.4.78 


88 


श्री यदुबीर चौधरी 


1.4.78 


3.3.27 
31.3.85 
5.8.30 
31.8.78 
3.2.27 
28.2.85 
20.12.31 
31.12.89 
15.10.32 
31.10.90 

1.3.35 
28-02-93 
15.7.35 
31.793 


89 


श्री मधुकान्त झा 


1.4.78 


90 


श्री रामदेव सिन्हा 


1.4.78 


91 


श्री रामनारायण सिन्हा 


1.4.78 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


9 


नाम 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


क्र ० 
सं 0 


92 


श्री महेश्वर प्रसाद शर्मा 


1.4.78 


93 


श्री राजेन्द्र प्रसाद 


1.4.78 


94 


श्री अवध नारायण शर्मा 


1.4.78 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

1.8.37 
31-07-95 

4.1.34 
31.1.92 
13.12.35 
31.12.93 

7.5.31 
31.5.89 
20.1.33 
31.1.89 

1.1.35 
31-12-92 

5.8.29 
31.8.87 


95 


श्री सुकदेव प्र0 सिंह 


1.4.78 


96 


श्री प्रभाकर झा 


1.4.78 


97 


श्री देवनन्दन शर्मा 


1.4.78 


98 


श्री वालेश्वर प्र० सिंह 


1.4.78 


99 


श्री साधुशरण पाण्डेय 


1.4.78 


100 


श्री ललन प्रसाद 


1.4.78 


1.9.19 
31-08.77 
20.2.35 
28.2.93 

4.3.38 
31.3.96 


101 


श्री दामोदर पाण्डेय 


1.4.78 


102 


श्री 


यमुना 

पाण्डेय 


1.4.78 


103 


श्री हरदेव शर्मा 


1.4.78 


104 


श्री भरत प्र0 महतो 


1.4.78 


105 


श्री रामानुग्रह शर्मा 


1.4.78 


106 


श्री नारायण पाण्डेय 


1.4.78 


7.1.29 
31.1.87 
5.6.36 
30.6.94 
14.7.38 
31.7.96 
26.9.38 
30.9.96 
15.5.39 
31.5.97 
25.2.37 
28.2.95 
2.1.40 
31.1.90 
21.12.38 
31.12.96 
16.1.41 
31.1.99 


107 


श्री सीता राम झा 


1.4.78 


| 108 


श्री विष्णुदेव शर्मा 


1.4.78 


109 


श्री राम रणविजय ठाकुर 


1.4.78 


110 


श्री शम्भु प्रसाद सिंह 


1.4.78 


10 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


नाम 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


क्र ० 
सं 0 


111 


श्री वालेश्वर प्रसाद शर्मा 


1.4.78 


112 


श्री केशव त्रिपाठी 


1.4.78 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

9.3.38 
31.3.96 
5.3.36 
31.3.94 

9.11.43 
30.11.2001 

6.4.49 
30.4.2009 

5.2.49 
28.2.2009 


113 


श्री रामानुज शर्मा 


1.4.78 


114 


श्री ईन्दुनाथ ठाकुर 


1.4.78 


115 


श्री हरे कृष्ण मिश्र 


1.4.78 


116 


श्री उमानन्द मिश्र 


1.4.78 


5.2.49 
28.2.2009 


117 


श्री गिरिधर झा प्रफुल्ल 


1.4.78 


118 


श्री सच्चिदानन्द शर्मा 


1.4.78 


1.7.49 
30-06.2009 

1.7.49 
30-06-09 

1.9.46 
31-10.2004 

10.11.46 
30.11.2004 


119 


श्री रमानन्द झा 


1.4.78 


120 


श्री जगन्नाथ झा 


1.4.78 


121 


श्री ऋषिकेश ठाकुर 


1.4.78 


122 


श्री गोपी कृष्ण झा 


1.1.49 
31-12-08 
15.3.36 
31.3.94 
8.9.40 


1.4.78 


123 


श्री रामनरेश शर्मा 


1.4.78 


30.9.98 


124 


श्री रामयतन पासवान 


1.4.78 


125 


श्री आनन्द मोहन 


1.4.78 


126 


श्री काली कान्त ठाकुर 


01-01-77 


1.7.48 
30-06-08 

8.1.51 
31.1.2011 

5.6.49 
30.6.2009 

20.10.56 
31.10.2016 

2.10.50 
31.10.2010 

2.10.50 
31-10-10 


127 


श्रीमती ज्ञानी मिश्रा 


01-01-77 


128 


श्री सुरेन्द्र चौधरी 


2.9.77 


129 


श्री वलदेव पासवान 


6.9.77 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


11 


नाम 


संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 


क्र ० 
सं 0 


130 


श्री शम्भु नाथ झा 


7.12.77 


131 


श्री दामोदर उपाध्याय 


8.12.77 


132 


श्री अवध कान्त झा 


9.12.77 


133 


श्रीकान्त शर्मा 


19.10.81 


134 


श्री ( डॉ ०) रामनरेश 


6.7.82 


जन्मतिथि / 
से 0 नि 0 की तिथि 

5.6.53 
30.6.2013 
13.12.53 
31.12.2013 

14.9.55 
30.9.2015 

20.12.60 
31.12.2020 

18.3.53 
31.3.2013 

2.7.50 
31.7.2010 

7.1.51 
31-01-11 

5.3.55 
31.3.2015 

12.7.57 
31-07-17 
20.1.58 
31-01-18 


135 


श्री प्रभाकर प्र 0 सिंह 


13.7.82 


136 


श्री अरविन्द कुमार ठाकुर 


13.7.82 


137 


मो 0 शकील अहमद 


13.7.82 


138 


श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय 


12.7.82 


139 


श्री विजय किशोर 

पाठक 


19.6.82 


140 


श्री विजय कान्त झा 


13.7.82 


141 


श्री 


ध्रुवनारायण 

त्रिपाठी 


15.7.82 


142 


श्री गिरिश नन्दन मिश्र 


7.7.82 


5.1.54 
31.1.2014 

13.1.56 
31.1.2016 

8.1.58 
31.1.2018 

4.4.49 
30.4.2009 

2.7.50 
31.7.2010 

17.1.51 
31.1.2011 


143 


श्री राजेन्द्र प्रसाद 


5.2.82 


144 


श्री शिवनन्दन राय 


10.2.83 


145 


श्री रामस्वरूप यादव 


4.2.83 


146 


श्री प्रकाश कुमार 


20.1.83 


5.4.58 
30.4.2018 


147 


श्री कृपाधीश चन्द्र 

श्रीवास्तव 


25.1.83 


5.1.55 
31-01-15 

1.5.54 
30-04-14 


148 


श्री नवीन चन्द्र ठाकुर 


24.1.83 


12 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


क्र ० नाम 

जन्मतिथि / 

संविलियन की तिथि | अभ्युक्ति 
सं 0 

से 0 नि 0 की तिथि 
149 श्री रधुनाथ राम 

26.8.47 

20.1.83 

31-8-2007 
150 श्री जगदेव भिंडवार 

30.8.59 

15.9.94 

31-8-2019 
151 श्री अशोक कुमार सिन्हा 

15.8.62 

16.9.94 

31.8.2022 
152 श्री मुनमुन प्रसाद 

20.5.62 

21.9.94 

31-05-22 
153 श्रीमती सरोज प्रकाश 

15.1.63 

22.9.94 

31-01-23 
154 श्री सुर्दशन शर्मा 

17.3.62 

23.9.94 

31-03-22 
155 श्री गोपाल कृष्ण झा 

10.2.65 

23.9.94 

28-02-25 
3. सभी संविलयित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना सेवा - पुस्त / सेवा इतिहास / नियुक्ति पत्र 
एवं प्राप्त वेतन विवरणी के साथ जिस विद्यालय में कार्यरत है अथवा जिस विद्यालय से सेवा निवृत हुए है, के 
प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से वेतनपुर्जा निर्गत करने हेतु वित्त ( वै० दा 0नि 0 को ०) में आवेदन देना सुनिश्चित करेगें ताकि 
वेतनपुर्जा निर्गत किया जा सके । 

4 . प्रभारी पदाधिकारी , वित्त ( वै ० दा 0नि 0 को ०)–अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) से संविलयित पदाधिकारियों के 
समान राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों के संविलयित पदाधिकारियों का वेतनपुर्जा निर्गत करने की कार्रवाई करने का कष्ट 


करेगें । 


निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से प्राप्त सूची में कुछ पदाधिकारियों के संबंध स्पष्ट सूचना अंकित नहीं रहने के 
कारण जॉचोपरांत आवश्यकतानुसार उनके संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे संशोधित किया जा सकेगा तथा प्राप्त की गयी राशि वसूलनीय 


होगी । 


fcgkjajkT ; i ky dsv kn sk Is 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि पत्र) 

8 जनवरी 2016 
सं ० 20 / सूज० स ०वि ० — मीडिया जगत, पत्रकारों एवं सूचना कर्मियों के बीच सहज सम्पर्क एवं जन - संचार को 
विकसित करने हेतु जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब के निर्माण रू 27,76,32,000 / - ( सत्ताईस करोड़ छिहत्तर लाख बत्तीस 
हजार) रूपये की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या -185, दिनांक 17.03.2015 के 
द्वारा अधिसूचित है । 

विभागीय अधिसूचना संख्या -185, दिनांक 17.03.2015 की कंडिका -5 में उल्लेखित है कि भवन का निर्माण मुख्य 
शीर्ष –2220 सूचना एवं प्रचार उप मुख्य शीर्ष -60 अन्य लघु शीर्ष -106 क्षेत्र प्रचार उप शीर्ष -0101 क्षेत्रीय प्रचार अंतर्गत 
आवंटित राशि से होगा । 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


w 


चूँकि उपर्युक्त शीर्ष में प्राप्त उपबंध से राशि प्रत्यार्पित कर प्रथम अनुपूरक के माध्यम से भवन निमार्ण विभाग के 
मांग सं0-3 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत राशि स्थानान्तरित की गई है, अतः कंडिका -5 में उल्लेखित शीर्ष के स्थान पर 
भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-3 के शीर्ष -4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय - 60 - अन्य 
भवन - 051 -निर्माण-0109 सूचना भवनें -5301 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड पी0-4059600510109 से प्रतिस्थापित किया 
जाता है । 

भवन निर्माण विभाग नियमानुसार संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर बिहार स्टेट बिल्डिंग कस्ट्रक्शन 
कॉरपोरेशन लिमिटेड, (भवन निर्माण विभाग के अधीन) के पी 0एल0 खाता में राशि अंतरित करेंगे । 

v knskIS 
गौरी शंकर प्रसाद, अवर सचिव । 


xgukj {kh/h fo hd 


vf/ ki puk 
28 fnI Ecj 2015 


सं 0 2 / वि - 20-16 / 2015 - गृ0 आ0-8842 — बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा -04 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्िितयों का प्रयोग करते हुए निगरानी विभाग के अधीन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए, बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग 
नियमावली -2012 की कंडिका -9 के तहत निगरानी विभाग , बिहार , पटना के अधिसूचना सं0-5448 दिनांक 05.11.2014 के 
द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों की संविदा के आधार पर बिल्कुल अस्थाई रूप से किया गया नियोजन एवं उनके 
पत्रांक -5634 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित निम्नांकित सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों 
को उनके नियोजन काल के लिए पुलिस फोर्स का अंग घोषित किया जाता है 
00 in lf/ kd kij ; kad k u ke 

i kan ku dh frfFk 
1 . 

श्री राम कृष्ण पोद्दार 
श्री विजय 

कुमार श्रीवास्तव 

10.11.2014 
श्री मुन्ना प्रसाद 
श्री विनय कुमार सिंह 
श्री तारणी प्रसाद यादव 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महाशंकर मिश्र, विशेष सचिव । 


3 


1 . 


07.11.2014 


2 . 


3 . 


10.11.2014 


4 . 


14.11.2014 


5 . 


14.11.2014 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


ok . KT ; & dj fo Hkkx 


- 


k6 ) i - 

4 जनवरी 2016 
सं ० 6 / गो०-34-01 / 2014 ( खण्ड) -09 -विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-01 / 2014 
( खण्ड) -6953 दिनांक 17.12.2015 में अंकित श्री राजीव रंजन, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, समेकित 
जॉच चौकी , दालकोला , पूर्णिया के स्थान पर वाणिज्य कर सहायक आयुक्त प्रभारी, समेकित जॉच 
चौकी, दालकोला, पूर्णियाँ पढ़ा जाय । 
2. प्रस्ताव पर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


Home ( Police ) Department 


15th 


NOTIFICATION 

December 2015 
No. 7 /CCA - 1026 / 2001 H (P ) -8522 — Consequent upon Superannuation of Hon ble Mr. Justice 
Vijayeshwar Narayan Sinha , Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board , it is 
expedient to re -constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts : 


1 . 


Bihar Control of Crimes Act, 1981 


2 . National Security Act, 1980 
3 . Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and 
4 . Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the 
State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows : 
Hon ble Mr. Justice Sri Navaniti Prasad Singh 

Chairman 
Hon ble Mr. Justice Sri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd .) Member 
Hon ble Justice Smt. Rekha Kumari 

( Retd . ) Member 


The reconstitution will come into effect with the issue of the notification 


By order of the Governor of Bihar , 
KAUSHLENDRA PATHAK , Add . Secretary . 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


15 


fo ùk fo Hkkx 


v f/kpuk 

5 जनवरी 2016 
सं ० वि ०( 27 ) पे ० को०-44 / 2011-12 / वि ० — लोक सभा / विधान - सभा आम / उप - चुनाव के 
दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिसांत्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई 
मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-451 
दिनांक 09.04.2014 के प्रावधान बिहार पंचायत आम निर्वाचन -2016 के लिये यथारूप लागू होगा । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


समाहरणालय अररिया 


आदेश 
28 दिसम्बर 2015 


सं ० 1064/ स्था ० — श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम , निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुमंडल कार्यालय, अररिया में पदस्थापित 
रहते हुए धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/09 दिनांक 17.06.2009 के अधीन धारा -302/ 307/34 भा 0द 0 वि 0 एवं 27 आर्स एक्ट 
के तहत् गिरफ्तार होने तथा अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी , अररिया के पत्रांक 784/ सा 0 दिनांक 
18.06.2009 द्वारा प्राप्त हुआ था , फलतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 432/ स्था 0 दिनांक 20.06.2009 द्वारा श्री अशोक कुमार 
हेम्ब्रम को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया । 

श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम , निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश 
ज्ञापांक 1090/ स्था 0 दिनांक 21.11.2009 द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार, 
प्रखंड विकास पदाधिकारी , अररिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम 
में प्रपत्र क में गठित आरोप संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के दायरे में 
लाकर श्री हेम्ब्रम के विरूद्ध Misconduct का आरोप गठित कर पुनः प्रपत्र क की मांग अनुमंडल पदाधिकारी , अररिया से की 
गई। उक्त क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रपत्र क में गठित आरोप के आधार पर श्री हेम्ब्रम के विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 526/ स्था 0 दिनांक 15.06.2015 द्वारा श्री कारी प्रसाद महतो, जिला प्रोग्राम 
पदाधिकारी ( आई0 सी 0 डी 0 एस 0), अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त 


किया गया । 


श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक के विरुद्ध प्रपत्र क में गठित आरोप निम्न प्रकार है 

1. धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/09 दिनांक 17.06.2009 के सूचक श्री हरि टुडू के आवेदन के अनुसार आपने उसकी 
विवाहित पुत्री श्रीमती मीनू टुडू को बहला - फुसला कर भगाकर 06 ( छः) माह तक अपने साथ पलासी में रखा । 
यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के 

नियम 3 

के अनुसार अशोभनीय है और कदाचार की श्रेणी 
में आता है । 

श्रीमती मीनू टुडू को जबरदस्ती अपने साथ रखने के कारण अनबन होने पर उक्त वाद संख्या के आलोक में हत्या के 
आरोप में धारा- 302/307/34 के अधीन दिनांक 17.06.2009 से आज तक मंडल कारा , पूर्णियाँ में काराधीन है । 

2. हत्या के आरोप में कारा में बंद रहने के कारण जिला पदाधिकारी , अररिया के आदेश ज्ञापांक 432/ स्था 0 दिनांक 20. 
06.2009 द्वारा निलंबित कर दिया गया है । 


बिहार गजट , 13 जनवरी 2016 


17 


1 


आरोपी कर्मी श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम का कारण -पृच्छा : 

अधीक्षक , केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के पत्रांक 2010 दिनांक 22.07.2015 द्वारा प्राप्त कारण - पृच्छा में श्री अशोक कुमार 
हेम्ब्रम अभियुक्त ST955/ 2009 ने गठित आरोप के विरुद्ध कहा है कि व्यायालय द्वारा दिया गया आदेश त्रुटिहीन , निराधार , बिना 
साक्ष्य के मूलभूत सिद्धांत के विरूद्ध है । पारित आदेश के विरूद्ध मैं माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करूँगा, मेरे स्पष्टीकरण 
पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए एवं स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाय एवं मेरा वेतन विपत्र बनाने का आदेश दिया जाय । 

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्य : 

उपस्थापन पदाधिकारी - सह - अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा एवं 
आरोप पत्र का समर्थन किया । उन्होंने अपने पत्रांक 1766 / सा 0 दिनांक 10.10.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया कि अधीक्षक , केन्द्रीय 
कारा, पूर्णियाँ के पत्रांक 2909/ जेल दिनांक 03.10.20 1 5 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित लिपिक 
को धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/2009 धारा- 302 भा 0 द 0 वि 0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2015 को 
माननीय न्यायालय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्ठम, पूर्णियाँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई एवं पूर्णियाँ केन्द्रीय 
कारा में काराधीन है । 

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य : 

उपर्युक्त तथ्यों, आरोप पत्र , उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये साक्ष्य , अधीक्षक केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ द्वारा प्रेषित 
प्रतिवेदन , आरोपित निलंबित लिपिक श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम के कारण -पृच्छा के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि श्री अशोक कुमार 
हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक , अनुमंडल कार्यालय, अररिया के विरूद्ध गठित आरोप सत्य है एवं माननीय न्यायाधीश तदर्थ अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश अष्ठम, पूर्णियाँ द्वारा श्री हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा दी गयी, अस्तु श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम का कृत्य 
बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली , 1976 के नियम 3 के अनुसार अशोभनीय एवं कदाचार के श्रेणी में आता है । इनका कृत 
भा 0द 0 वि 0 धारा- 302 के अन्तर्गत दंडनीय एवं दंडित है । 

निष्कर्ष : - उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम , निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया 
अपने ऊपर लगाये गये आरोप को निराधार प्रमाणित करने में विफल रहे हैं । संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम के 
विरुद्ध लगाये गये आरोप को सत्य पाया है । माननीय न्यायालय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्ठम , पूर्णियाँ द्वारा श्री अशोक 
कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय , अररिया को धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/2009 धारा- 302 
भा 0 द 0 वि 0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा दी गयी है । 

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के नियम 14 
(IX ) में निहित प्रावधानों के तहत् मैं हिमांशु शर्मा, भा 0 प्र 0 से 0, समाहर्ता- सह -जिला पदाधिकारी, अररिया यथा वर्णित आरोपों को 
प्रमाणित होने के कारण श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक , अनुमंडल कार्यालय , अररिया को सरकारी सेवा से 
सेवाच्यूति ( Termination) करता हूँ 
श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है : 
1 . 

श्री अशोक 

कुमार 

हेम्ब्रम 
2 . पिता का नाम : 

श्री गजेन्द्र हेम्ब्रम 
3 . 

निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय , अररिया 
4 . जन्म तिथि : 
5 . नियुक्ति की तिथि :- 07.02.2004 
6 . वेतनमान : 

5200-20200 , ग्रेड पे 
7 . स्थायी पता : ग्राम- बंगठी कदम टोला , पो0- लतराहा , थाना- बी 0 कोठी , जिला- पूर्णियाँ । 

आदेश से , 
(ह ०) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी , अररिया । 


- 


नाम : 


पदनाम : 


15.01.1977 


- 


1900 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


